सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आषाढ़ , 19 3 8 ( श० ) 


संख्या 531 राँची , बुधवार , 


29 जून, 20 16 ( ई०) 


उद्योग विभाग 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 


27 जून, 2016 


संख्या. सिविण्सि | निवेश प्रोत्साहन/ 09 - 2015-1256-- झारखण्ड राज्य में स्थापित उद्योगों/ व्यवसायों , 
नए उद्योग, व्यवसाय की स्थापना के क्रम में निवेशकों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के 
Ease of Doing Business की परिकल्पना को साकार करने एवं पूँजी निवेश संवर्धन निमित राज्य स्तर पर 
Jharkhand Investment promotion Board का गठन, ज्ञापांक 972 दिनांक 31 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित है । 
Jharkhand Investment promotion Board में सदस्य के रुप में उद्योग जगत के निम्न प्रतिनिधियों को मनोनीत 
किया जाता है: 


क्र0 सं0 नाम | पदनाम 

श्री कुमार मंगलम बिड़ला, अध्यक्ष, हिन्डालको 
2. श्री सज्जन जिंदल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक , जे0 एस0 डब्लू स्टील लि0 

श्री गौतम अडानी, अध्यक्ष, अडानी ग्रुप 
4. श्री वाई0 सी0 देवेश्वर , अध्यक्ष, आई0 टी0 सी0 

श्री बी0 के0 झावर , अध्यक्ष, उषा मार्टिन 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 29 जून , 2016 


6. 
7. 


श्री पी0 के0 सिंह, अध्यक्ष , सेल 
श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सी0 आई0 एल0 
श्रीमति भारती एस0 सिहाग , अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक , एन0 एम0 डी0 सी0 
श्री टी0वी0 नरेन्द्रन, प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील 
श्री टाम अलबनीस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वेदांता ग्रुप 
श्री गुरदीप सिंह, मुख्य प्रबंध निदेशक, एन0 टी0 पी0 सी0 
श्री डेरेक शाह , मेटलर्जी एवं मेटेरियल प्रमुख , एल0 एण्ड टी0 
श्री ओम प्रकाश मित्तल , राट्रीय अध्यक्ष , लघु उद्योग भारती 
श्री देवी प्रसाद शेट्टी, अध्यक्ष, नरायणा हेल्थ 
फा0 ई0 अब्राहम एस0 जे0,निदेशक , एक्स0एल0आर0आई0 
श्री अनिन्दय सेन, प्रभारी निदेशकए आई0आई0एम0, राँची 
श्री परिमल नाथवानी, माननीय सदस्य, राज्य सभा 


15. 
16. 
17. 


2. झारखण्ड में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु रणनीतियों पर विचार करने के लिए वर्ष में कम से कम दो 

बार बोर्ड की बैठक आहूत की जाएगी । 
3. Jharkhand Investment promotion Board राज्य में निवेश आकर्षण के मुददो पर सरकार को सलाह देगा । 
4 . Jharkhand Investment promotion Board राज्य में उद्यम हितैषी परिवेश स्थापित करने के लिए Brand 

Ambassador के रुप में कार्य करेगा । 
5. बोर्ड प्रक्रियाओं के सरलीकरण, नीति निर्माण एवं नीति में सुधार करने के लिए सुझाव देगा । 
6. Jharkhand Investment promotion Board में नामित उद्योग जगत के सदस्य राज्य में आयोजित बैठक में 

राजकीय अतिथि के रुप में शामिल होंगे । 

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुनील कुमार वर्णवाल , 

सरकार के सचिव 
उद्योग, खनन् एवं भूतत्व विभाग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 3 1 - 50 | 


